निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 331 ) 


7 चैत्र 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार, 28 मार्च 2014 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचनाएं 

19 फरवरी 2014 
सं0 प्र01 / रा०स्था0- 01 / 2004 - 763 - 05 — श्री एस0एन0 प्रसाद सं0 –2, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य 
अवर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए सहायक , विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य अवर 
प्रमंडल, सहरसा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विनोदानन्द झा , 

सरकार के उप – सचिव । 
19 फरवरी 2014 
सं0 प्र01 / रा०स्था0 - 01 / 2004 - 763 - 06 - श्री अशोक कुमार, प्राक्कलक पदाधिकारी , विद्युत कार्य अंचल , 
पटना अतिरिक्त प्रभार सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य अवर प्रमंडल सं0 - 1 पटना को तत्काल प्रभाव से 
स्थानान्तरित करते हुए सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य अवर प्रमंडल सं0 - 1 पटना के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विनोदानन्द झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 मार्च 2014 

____ 19 फरवरी 2014 
सं0 प्र01 / रा०स्था0- 01 / 2004 - 763 - 07 - श्री अभय कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य अवर 
प्रमंडल , गया को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए सहायक विद्युत अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना 
के पद पर अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

विनोदानन्द झा , 

सरकार के उप - सचिव । 
19 फरवरी 2014 
सं0 प्र01 / रा०स्था0 - 01 / 2004 - 763 - 08 - श्री पवित्र पासवान सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य अवर 
प्रमंडल सं0 – 1 पटना अपने कार्य के अतिरिक्त प्रतिनियुक्त सहायक विद्युत अभियंता, भवन निर्माण विभाग का तत्काल 
प्रभाव से भवन निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

विनोदानन्द झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 331 -571 + 100 -डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


